निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
(#o पटना 156 ) पटना, शुक्रालाएन 183 (ARPo1o 


7 फाल्गुन 1931 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 26 फरवरी 2010 


( सं0 पटना 156 ) 


सं0 2 / सी0 - 10116 / 2009 - 1335 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


संकल्प 

10 फरवरी 2010 
श्री राम बाबू, वि० प्र० से०, कोटि क्रमांक 1328 / 08 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मधेपुर, मधुबनी 
सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी , अलिनगर, दरभंगा के विरूद्ध मधेपुर प्रखंड में पदस्थापन अवधि के दरम्यान प्रखंड 
अवस्थित मुख्य मंत्री आवास योजना में बरती गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग , 
बिहार, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा साथ ही ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 
मामले की समीक्षोपरांत सरकार के आदेशानुसार श्री राम बाबू , वि० प्र0 से0 को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करने 
का निर्णय लिया गया है । 

2. अतएव, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकारण नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के कंडिका 9 (1) में 
निहित प्रावधानों के आलोक में आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त, कार्यालय दरभंगा प्रमण्डल , दरभंगा निर्धारित किया जाता है । 

4. श्री रामबाबू, वि0 प्र0 से0 , निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकारण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम 10 में निहित प्रावधानों के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रति श्री रामबाबू, वि0 प्र0 से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्र प्रकाश सहाय , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 156-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http : // egazette. bih. nic.in 


